निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 317 ) 


10 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 1 मार्च 2019 


पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 

__ 27 फरवरी 2019 
सं० पर्या / वन - 17 / 2013 / 245 ( ई०) — प०व० माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ( NGT), नई दिल्ली द्वारा 
O . A No .- 606 / 2018 में दिनांक 16.01. 2019 को पारित आदेश के द्वारा राज्य में Municipal Solid Waste 
Management Rules, 2016 सहित अन्य पर्यावरणीय नियमों के बेहतर अनुपालन का अनुश्रवण करने हेतु माननीय 
उच्च न्यायालय, पटना के सेवानिवृत्त न्यायाधीश , श्री समरेन्द्र प्रताप सिंह, की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति के गठन 
का निदेश दिया गया है । तदालोक में समिति की प्रथम बैठक दिनांक 12.02. 2019 को सम्पन्न हुई जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों 
में ठोस अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन हेतु प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग को भी राज्य स्तरीय समिति में सदस्य के 
रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया । 

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O . A No .- 606 / 2018 में दिनांक 16. 01. 2019 को 
पारित आदेश एवं राज्य स्तरीय समिति की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में Municipal Solid Waste 
Management Rules, 2016 एवं अन्य पर्यावरणीय नियमों के बेहतर अनुपालन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन 
निम्नवत् किया जाता है: 
| श्री समरेन्द्र प्रताप सिंह , सेवानिवृत न्यायाधीश , 

अध्यक्ष 
पटना उच्च न्यायालय , पटना 
अपर मुख्य सचिव , 

सदस्य 
पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , बिहार, पटना 
प्रधान सचिव / सचिव , 

सदस्य 
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना 
प्रधान सचिव / सचिव , 

सदस्य 
स्वास्थ्य विभाग , बिहार पटना 
प्रधान सचिव / सचिव , 

सदस्य 
ग्रामीण विकास विभाग , बिहार पटना 
प्रधान सचिव / सचिव , 

सदस्य 
पंचायती राज विभाग , बिहार पटना 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 1 मार्च 2019 


सदस्य सचिव , 
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद , पटना 


सदस्य 
सचिव 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

त्रिपुरारि शरण , 
अपर मुख्य सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 317-571 + 500डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic.in 


